रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D.L. 33004/99 


.. . 


. 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


भाग 1 - खण्ड 3 उप - खण्ड ( i) 
PARTIL- Section 3 -- Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 182] 
No. 1821 


नई दिल्ली , मंगलवार , अप्रैल 16 , 2013 / चैत्र 26 , 1935 
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16 , 2013 /CHAITRA 26 , 1935 


%3D 


• पोत परिवहन मंत्रालय 


( दीपस्तंभ और दीपपोत माहानिदेशालय , 


___ अधिसूचना 

नौएडा, 11 अप्रैल, 2013 
सा . का.नि. 242( अ): - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और 


(i) 
(ii ) 
(iii) 
( iv ) 


दीपघर और दीपपोत विभाग ( अराजपत्रित तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1978 ; 
दीपघर और दीपपोत विभाग (अराजपत्रित दीपघर कार्मिक) भर्ती नियम, 1988 ; 
दीपघर और दीपपोत विभाग ( समूह ग और समूह घ पद) भर्तीनियम , 1988 ; 
प्रकाशस्तंभ तथा प्रकाशपोत विभाग ( समूह ग समूह घ अतकनीकी पद ), भर्ती नियम, 1988 ; 


और 


( v) 


प्रकाशस्तंभ तथा प्रकाशयोत विभाग (मेरीन ब्रांच) ( समूह ग और समूह घ पद), भर्ती नियम , 
1989, 


का अधिकमण करते हुए जो दफतरी, जमादार, चपरासी, खलासी, चौकीदार / रात्रि चौकीदार / चौकीदार – सह 
हमाल, चौकीदार -- सह - माली, चौकीदार - सह- सफाईवाला, सफाईवाला - सह -- माली और सफाईवाला / 
सफाईवाला - सह - उद्यान परिचर , तकनीशियन मेट , प्रयोगशाला परिचर, दीपस्तंभ परिचर, सफाईवाला, चौकीदार, 
चिकित्सालय परिचर , उद्यान परिचर , सहायक बढ़ाई , सहायक लोहार, क्लीनर , सहायक बोटमैन , ग्रीजर, सीमैन, 
गंडारी के पदों से संबंधित है को उन बातों के सिवाय , अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया 
गया है या करने का लोप किया जाना है, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में दीपस्तंभ परिचर के पद पर भर्ती 
की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् :-- 


1541 GV2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( )] . 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत 
महानिदेशालय, दीपस्तंभ परिचर (समूह ग पद), भर्तीनियम , 2013 है । 


( 2) 


ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


में 


2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान - पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड 
और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा , जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट 


3. भर्ती की पद्धति, आयु – सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि .-- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा , अर्हताएं और उससे 
संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 


4. 


निरर्हताएं .- वह व्यक्ति , - 


-- 


- 


- 


( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या 
( ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 


.. 


-.- 


. 


-...- 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


-." 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य 
पक्षकार को लागू स्वीय के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस 
नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


LO 


5. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन 
है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं , उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के 
व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


6. व्यावृति .- इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव 
नहीं डालेगी, जिनका, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित 
जातियों , अनुसूचित जनजातियों , भूत पूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए 
उपबंध करना अपेक्षित है । 


है 


अनुसूची 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ]] 


!पद 

नाम 


कापदसंख्या!वर्गीकरण 


वेतनबैंडऔर|चयनअथवा|सीधेभर्तीकेलिएआयुसीमा ग्रेडवेतनअथवा|अॅचयनपद वेतनमान 


सीधेभर्तीकेलिएअपेक्षितशैक्षिक||| औरअन्यअर्हताएं 


दीपस्तंभ परिचर 


325*साधारण।वेतनबैंड-1|लागूनहीं (2013)केन्द्रीयसेवा5200–20200| *कार्यभारसमूह ग ,₹+ग्रेड केआधारपर|अराजपत्रित,|वेतन परिवर्तनअननुसचिवीय|1800₹ कियाजा सकताहै। 


|18से27वर्षकेबीच। 

|मैट्रिकअथवासमतुल्यउत्तीर्णया (समय-समयपरकेन्द्रीयसरकारद्वाराजारीकिएगएअनुदेशोंया|राष्ट्रीयव्यवसायिकप्रशिक्षणपरिषद आदेशोंकेअनुसारसरकारीसेवकोंकेलिएसामान्यअभ्यर्थियोंके|अथवाराज्यव्यवसायिकप्रशिक्षण मामलेमेंचालीसवर्षऔरअनुसूचितजातिऔरअनुसूचितजनजाति|परिषदसेमान्यताप्राप्तआईटी केअभ्यर्थियोंकेलिएपैंतालिसवर्षतकशिथिलकीजासकतीहै)।।आईसेइलेट्रिशियनअथवा टिप्पण1.-आयु-सीमाअक्धारितकरनेकेलिएनिर्णायकतारीख|. 

|इलैक्ट्रोनिक्स्मेकेनिकअथवा 

|रेडियोऔरटेलिविजनमेकैनिक भारतमेंअभ्यर्थियोंसेआवेदनप्राप्तकरनेकेलिएनियतकीगई। 

|काट्रेडउत्तीर्णकियाहो। अंतिमतारीखहोगी।(औरनकिवहअंतिमतारीखजोअसम, मेघालय,अरूणाचलप्रदेश,मिजोरम,मणिपुरम,नागालैंड,त्रिपुरा, सिक्किम,जम्मूकश्मीरराज्यकेलद्दाखखंड,हिमाचलप्रदेशके लाहौलऔरस्पीतिजिलेतथाचंबाजिलेकेपांगीउपखंडतथा अंडमानऔरनिकोबारद्वीपतथालक्ष्यद्वीपकेअभ्यर्थियोंकेलिए 
विहित 
की 
गई 
है 
) 
। टिप्पण2-रोजगारकार्यालयसेप्राप्तहोनेवालेअभ्यर्थियोंकेमामले मेंआयु–सीमाअवधारितकरनेकेलिएनिर्णायकतारीखवहहोगी जोरोजगारकार्यालयद्वारानामप्रस्तुतकरनेकेलिएअक्धारितकी गईहै। 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सीधेभर्तीकिएजानेवालेपरिवीक्षाकीभर्तीकीपद्धति:भी।प्रोन्नतियाप्रतिनियुक्तिया।यदिविभागीयप्रोन्नतिसमितिहैतोउसकीभर्तीकरनेमेंकिन व्यक्तियोंकेलिएविहितआयुअवधि,यदिकोईसीधेहोगीयाप्रोन्नति।आमेलनद्वाराभर्तीकीदशासंरचना 

परिस्थितियोंमेंसंघ औरशैक्षिकअर्हताएंप्रोन्नतिहोद्वारायाप्रतिनियुक्तियामेंवेश्रेणियांजिनसेप्रोन्नति 

लोकसेवाआयोगसे!! कीदशामेंलागूहोंगीयाआमेलनद्वारातथायाप्रतिनियुक्तियाआमेलन 

परामर्शकियाजाएगा।।। विभिन्नपद्धतियोंद्वारा|कियाजाएगा भरीजानेवालीरिक्तियों 

कीप्रतिशतता 
लागू 
नहीं 
होता 
दो 
वर्ष 
सीधी 
भर्ती 
द्वारा 

लागूनहींहोतासमूह ग ,विभागीयप्रोन्नतिसमिति(पुष्टिके|लागूनहींहोता। 

लिए)जोनिम्नलिखितसेमिलकरबनेगी: 


(10) 


(1)निदेशक,दीपस्तंमऔरदीपपोत 


-अध्यक्ष: 


(2)प्रशासनअधिकारी,दीपस्तंमऔरदीपपोत 

सदस्य; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(3)कार्यकारीअधिकारी,दीपस्तंमऔरदीपपोत 

-सदस्य. 


[फा.सं.27/7/2008--प्रशा...I] कैप्टनए.एम,सूरज,महानिदेशक 


[ PART II _ SEC . 30 ] 


. . 


. 


- 


. 


- - 


. . . - 


- 


- 


[ 471 11 – 995 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF SHIPPING 
(Directorate General of Lighthouses and Lightships ) 

NOTIFICATION 

Noida, the 11th April, 2013 
GS.R . 242 (E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the 
Constitution and in supersession of the : 


Department of Lighthouses and Lightships (Non -gazette technical posts ) 
Recruitment Rules, 1978 ; 


Department of Lighthouses and Lightships (Non -gaztted Lighthouse Personnel) 
Recruitment Rules, 1988 ; 


Department of Lighthouses and Lightships, (Group C and D posts ) Recruitment 
Rules , 1988 ; 


Department of Lighthouses and Lightships (Group C and Group D ) Recruitment 
Rules, 1988 ; and 


Department of Lighthouses and Lightships (Marine branch ) (Group C and Group 
" D * posts ) Recruitment Rules, 1989 , 


in so far as they relate to the posts of Daftry , Jamadar, Peon , Khalasi, Watchman /Night watchman / 
Watchman -cum -Hamel/ Watchman - cum -Mali, Watchman -cum - Safaiwala , Safaiwala -cum -Mali and 
Safaiwala / Safaiwala -cum -Garden Attendant, Technician Mate , Lab . Attendant, Lighthouse Attendant, 
Safaiwala , Watchman , Dispensary Attendant, Garden Attendant, Assistant Carpenter, Assistant 
Black Smith , Cleaner, Assistant Boatman , Greaser, Seaman, Bhandari, except as respects 
things done or omitted to be done before such supersession , the President hereby makes the 
following rules regulating the method of recruitment to Lighthouse Attendant in the Directorate 
General of Lighthouses and Lightships , namely : 


1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Directorate General 
of Lighthouses and Lightships , Lighthouse Attendant, Group C posts , Recruitment Rules, 2013. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . Number of posts , classification , pay band and grade pay or pay scale .- The number of 
said posts , their classification , pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as 
specified in columns ( 2 ) to (4 ) of the said Schedule . 


. 


3 . Method of recruitment, age limit , qualifications, etc.- The method of recruitment, age 
limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5 ) to ( 13 ) 
of the said Schedule . 


4 


Disqualification .- No person , 


( a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 
(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any 

person , 


1541 GI/ 13 - 2 


- 


Lagu Ihr 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11 - SEC . 3 (1)] 


shall be eligible for appointment to the said post: 


Provided that the Central Governmentmay , if satisfied that such marriage is permissible 
under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that 
there are other grounds for so doing , exempt any person from the operation of this rule . 


5 . Power to relax . - Where the CentralGovernment is of the opinion that it is necessary of 
expedient so to do , it may , by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the 
provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 


6 . Saving . - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit , and 
other concessions required to be provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , the 
ex - servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by 
the Central Government from time to time in this regard . 


NameoftheNumberof post. 

posts. 


( 11 11 _ 343 3(1) ] 


(2) 


(1) Lighthouse Attendant. 


325* 

(2013) (*Subjectto variation dependent on workload). 


SCHEDULE Classification.PaybandandWhetherAgelimitfordirectrecruits. 

Educationaland gradepayorselection 

other payscale. postor 

qualifications non 

requiredfor selection 

directrecruits. post. (3) 

(5) 
GeneralPayband-1 NotBetween18and27years. 

Matriculationor Central 

5200-20200 applicable.(RelaxableforGovernmentservantsuptotheageofequivalentpass ServiceGroupplusgradepay 

fortyyearsinthecaseofgeneralcandidatesandfortyorITIpassin 1800. 

five 
yearsinthe 
caseofcandidatesbelongingtothe 
tradeof Non-Gazetted, 

Scheduled 
CastesorScheduled 
TribesinaccordanceElectricianor Non 

withtheinstructionsorordersissuedbytheCentralElectronics Ministerial. Governmentfromtimetotime). 

Mechanicor 

Radio and 
Note1.-The 
Crucialdatefor 
determiningthe 
agelimit 
Television shallbetheclosingdateforreceiptofapplicationsfrom |mechanic candidatesinIndia(andnottheclosingdateprescribed recognisedby forthoseinAssam,Meghalaya,ArunachalPradesh,NationalCouncil Mizoram,Manipur,Nagaland,Tripura,Sikkim,LadakhofVocational DivisionofJammuandKashmirState,LahaulandSpitiTrainingorState DistrictandPangiSub-DivisionofChambaDistrictofCouncil HimachalPradesh,AndamanandNicobarIslandsandVocational Lakshadweep). 

Training. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note2.-Inthecaseofrecruitmentmadethrough EmploymentExchange,thecrucialdatefordetermining theagelimitshallbethelastdateupto,whichthe EmploymentExchangeisaskedtosubmitthenames. 


WhetheragePeriodof andeducationalprobation,if qualificationsany. prescribedfor directrecruits willapplyinthe caseof promotees. 


(9) Twoyears. 


MethodofincaseofIfaDepartmentalPromotion 

Circumstancesin recruitmentwhetherrecruitmentbyCommitteeexists,whatisits 

whichUnion bydirectrecruitmentpromotionorcomposition. 

PublicService orbypromotionorbydeputation/ 

Commissionisto deputation1|absorption,grades 

beconsultedin absorptionandfrom which 

making percentageofthepromotion or 

recruitment vacanciestobefilleddeputation/ byvariousmethods.absorptiontobe 

made. (10)(11) 
(12) 

(13) Bydirectrecruitment.Notapplicable.Group C DepartmentalPromotionNotapplicable. 

Committee(forconfirmation) consistingof- (1)DirectorofLighthousesand Lightships 

-Chairman; (2)AdministrativeOfficer, LighthousesandLightships 

-Member; (3)ExecutiveOfficer,Lighthouses 

andLightships-Member, 


Notapplicable. 


and Published by the Controller of Publications. Delhi- 110054 . 
Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[F.No.27/7/2008-Admn.-] 


Capt.A.M.SUREJ,DirectorGeneral 


[PART IESEC , 3 (1)] 


